O 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 472 राँची , मंगलवार , 

- 


5 आश्विन , 1944 ( श ० ) 

27 सितम्बर , 2022 ( ई ० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

23 सितम्बर , 2022 

ज्ञापांक- गुड सेमेरिटन -30 / 2021 - स.सु . / 406 - एतद् द्वारा स्वास्थ्य , चिकित्सा , शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग , झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 101 ( 6 ) , दिनांक -09.02.2021 के द्वारा अधिसूचित 
Jharkhand Good Samaritan Policy , 2020 के आलोक में गुड सेमेरिटन ( नेक नागरिक ) को प्रदान किये 
जाने वाले Reward एवं Appreciation की मानक संचालन प्रक्रिया हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना 
संख्या 378 , दिनांक 30.08.2022 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

श्री कमल किशोर सोन , 

सचिव , 

परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 472 - 50 


